निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं o पटना 203 ) पटना , शुक्रवार , 13 मार्च 2020 


सं ० 01 / प्रा 0 आ 0( ओलापात ) -07 / 2020 / 884 / आ 0 प्र 0 

आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 

5 मार्च 2020 
विषय : 

माह फरवरी, 2020 में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण हुए फसल क्षति हेतु कृषकों को कृषि इनपुट 

अनुदान के वितरण की स्वीकृति के संबंध में । 

कृषि विभाग, बिहार के पत्रांक 1198 दिनांक 03.03.2020 से प्राप्त विस्तृत जिलावार प्रतिवेदनानुसार माह 
फरवरी, 2020 में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण कुल 11 जिलों यथा पटना, बक्सर, कैमूर , गया, जहानाबाद, 

औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण , वैशाली, समस्तीपुर एवं भागलपुर के कुल 31929.35 हेक्टेयर में लगे फसल में 33 
प्रतिशत अथवा उससे अधिक की क्षति हुई है । इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से भी क्षति का प्रतिवेदन आने की संभावना 
है , जिसके कारण प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण करने हेतु 60.00 ( साठ ) करोड़ रु0 की 
आवश्यकता के आलोक में राशि की अधियाचना की गयी है । 
2. कृषि विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में निर्णय लिया गया है कि : 
i. माह फरवरी, 2020 में राज्य में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण 33 प्रतिशत अथवा उससे 

अधिक फसल क्षति के लिये प्रभावित कृषकों को SDRF/ NDRF के मापदंडों के आलोक में निर्धारित 
मानदर के अनुरूप कृषि इनपुट सब्सिडी मद से 60.00 (साठ) करोड़ रु0 का भुगतान किया जाय 
जिसका व्यय SDRF/ NDRF के अन्तर्गत कृषि इनपुट मद में उपलब्ध राशि से किया जायेगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 मार्च 2020 


ii . इसका भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245-02-114-0001 - कृषि इनपुट अनुदान ( क्षतिग्रस्त 

फसलों के लिए) अन्तर्गत पूर्व में विभाग द्वारा बाढ़ 2019 हेतु कृषि इनपुट सब्सिडि मद में उपलब्ध 

करायी गयी राशि में से बची हुई अवशेष राशि से किया जायेगा । 
3. यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार राजपत्र के 


आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

एम ० रामचन्द्रुडु, 
अपर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 203-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


